1152 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 5 , 1980 ( SRVN . 14 , 1902 SAKA ) 


[ PART 1 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 1 जुलाई , 1980 


- 


क्रमांक 444- ज(II)-80/22244 .--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए)( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रतन सिंह, पुत्र श्री गौरधन , गांव करेला, तहसील व जिला 
जीन्द, को खरी फ, 1965 से 100 रुपये वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक कीमत का युद्ध जागीर सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 2 जुलाई , 1980 
क्रमांक 925 - ज(I )-80/22494.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा ( 1 ) के अनुसार सोपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हेत राम , पुन श्री मामराज, गांव ढींगसरा , तहसील फतेहाबाद , 
जिला हिसार , को खरीफ़ , 1976 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
माली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 924-ज ( I) -80/22499 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तगा 3( 1 ) के अनुसार सोपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रघबीर सिंह, पुत्र श्री गोपाल सिंह, गांव सांबड़, तहसील दादरी, 
जिला भिवानी , को रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
• बाली युद्ध जागीर . सनद में दी गई शो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


. 


दिनांक 4 जुलाई, 1980 
क्रमांक 532 -ज (II ) -80/22815..-- श्री नारायण सिंह , पुन श्री मंगल सिंह, मकान नं . 63/9, रामनगर, तहसील 
व जिला करनाल , की दिनांक 28 अगस्त , 1979, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2(ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नारायण सिंह को मुन्सिग 180 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 196-4 ( II ) -77/662, दिनांक 11 मार्च, 1977 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती केसर कौर के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शो के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


रघुनाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


LATE NOTIFICATIONS 


